NRN 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष, 1940 ( श० ) 
2 जनवरी, 2019 ( ई० ) 


संख्या- 3 राँची, बुधवार , 


श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 


अधिसूचना 
25 दिसम्बर , 2018 


संख्या- 1 / पी० -102 / 2014 खण्ड -1 का .-9361-- पदस्थापन हेत् प्रतीक्षारत श्री बी०के० त्रिपाठी, 
भा . प्र. से. ( झाः1983 ) को अगले आदेश तक महानिदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड , राँची 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 1/ पी०- 102/ 2014 खण्ड-1 का .-9362 -- बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका के पद पर 
पदस्थापित श्री बिरसाय उराँव, भा .प्र. से. ( झाः2005) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 1/ पी० -102 / 2014 खण्ड-1 का .- 9363 -- निबंधक , सहयोग समितियाँ, झारखण्ड के पद पर 
अधिसूचित श्री रमेश कुमार दूबे, भा . प्र. से . ( झाः2005 ) अगले आदेश तक विशेष सचिव, जल संसाधन 
विभाग, झारखण्ड के पद पर ही यथावत बने रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 2 जनवरी 2019 


संख्या- 1/ पी०- 102/ 2014 खण्ड-1 का .-9364-- अपर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती सुचित्रा सिन्हा , भा. प्र. से. ( झाः2006) को स्थानान्तरित 
करते हुए अगले आदेश तक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 

संख्या - 1/ पी० - 102 / 2014 खण्ड-1 का .- 9365-- संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री मंजूनाथ भजन्त्री, भा .प्र. से. ( झाः2011) अगले आदेश 
तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद , राँची के अतिरिक्त प्रभार 
में रहेंगे। 

संख्या- 1/ पी० - 102/ 2014 खण्ड- 1 का .- 9366-- निदेशक , कृषि , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित 
श्री घोलप रमेश गोरख, भा . प्र. से . ( झाः2012 ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक , उद्यान , 
झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 3 -- 100 


